निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 380 ) 


15 श्रावण 1934 ( श० ) 
पटना , सोमवार, 6 अगस्त 2012 


श्रम संसाधन विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचनाएं 

26 जुलाई 2012 
एस0 ओ0 146 , दिनांक 6 अगस्त 2012 — श्रमिक संघ अधिनियम , 1926 की धारा - 3 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए बिहार के राज्यपाल के 
ओदशानुसार श्री अमरकान्त सिंह , उप श्रमायुक्त (मु० ), श्रम संसाधन विभाग ( श्रम पक्ष ), बिहार , पटना को बिहार राज्य के 
लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ अपर निबंधक, श्रमिक संघ , बिहार नियुक्त किया जाता है । 

( सं0 3 / टी2 - 101 / 2008 श्र0सं0 - 2778 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
___ भूपेन्द्र कुमार सिंह , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 

26 जुलाई 2012 
एस0 ओ0 147, एस0 ओ0 146 , दिनांक 6 अगस्त 2012 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद, बिहार के 
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के नियम - 348 खंड ( 3 ) के अधीन 
अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 3 / टी2 - 101 / 2008 श्र0सं0 - 2779 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

भूपेन्द्र कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


vers 


PER JGTC (37HTERUT), 6 Huta 2012 

The 26th July 2012 
S .O . 146 , dated 6th August 2012 — In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of Section (3 ) of the Trade Union Act, 1926 (Act -XVI of 1926 ) and in 
suppression of all previous notifications in this regard , the Governor of Bihar is pleased to 
appoint Sri Amarkant Singh , Deputy Labour Commissioner, Head Quarter, Labour 
Resources Department, Bihar, Patna to be the Additional Registar of Trade Unions for the 
whole of the State of Bihar for the purposes of the provisions of the said Act. 

(No. 3/ T2 - 101 /2008 L & R — 2778 ) 
By order of the Governor of Bihar, 
BHUPENDRA KUMAR SINGH , 


vern 


Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER NJC (3HTERUT ) 380 -571+ 50 - STOÀOUTOT 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


